निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 698) 


3 आषाढ़ 1937 ( श0) 
पटना , बुधवार , 24 जून 2015 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

10 फरवरी 2015 
सं0 1 / सह. राज. स्था . (निजी)-50 / 2014 - 462 — श्री अभिजीत कुमार रंजन, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, 
सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ का भारतीय आरक्षी सेवा ( सिविल सर्विसेज परीक्षा, 2013) में चयन होने के फलस्वरूप जिला 
अंकेक्षण पदाधिकारी , सहयोग समितियाँ के पद से दिनांक 01.11. 2014 के प्रभाव से दिया गया त्याग पत्र स्वीकृत किया 
जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

कामेश्वर प्रसाद , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 698-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http: // egazette. bih. nic.in 


